रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. 0. L.-33002/99 
भारत सरकार 


Delhi Gazette 


एस.जी.-डी.एल.-अ.-26062024-254945 
SG-DL-E-26062024-254945 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


a. 6] दिल्‍ली, मंगलवार, जून 25, 2024/आषाढ 4, 946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 79 
No. 6]] DELHI, TUESDAY, JUNE 25, 2024/ASHADHA 4, 946 [N. C. T. 0. No. 79 


भाग IV 
PART IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्‍ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 
गृह (सामान्य) विभाग 
अधिसूचना 
दिल्‍ली, 25 जून, 2024 


फा. सं. 09,//42,/ 2040 / गृह (सा0) / 4402-4408--गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 43 जुलाई, 
4959 की अधिसूचना BHT. 0927 /59-एचआईएम(प) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 245.2042 की अधिसूचना फा0 सं0 
09 / 42 / 2040 / गृह (सा0) / 2034 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या किए जाने के लिए हटाई 
गई बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली के उपराज्यपाल एतद्‌ द्वारा दिल्ली कारागार विभाग, राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार में “सहायक अधीक्षक” के पद हेतु निम्नानुसार नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :- 
4. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-- (क) इन नियमों को दिल्‍ली कारागार सहायक अधीक्षक भर्ती नियमावली, 

2024 कहा जाए। 


(ख) ये दिल्‍ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे | 


3759 DG/2024 (l) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 


पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन में स्तर ead पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इसके 
साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में 
यथाविनिर्दिष्ट होंगे। 

भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि:-उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इनसे 
संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (3) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे | 

अयोग्यता :-ऐसा कोई भी व्यक्ति 

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; 
या 

(ख) जो एक जीवित पति /पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर 
चुका है, वह sad पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा; 


शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू 
व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष 
आधार है» हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है। 
शिथिल करने की शक्ति :-जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो 
वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी के सम्बंध में इन 
नियमों के उपबंध में से किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है। 
qara:— इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए 
आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्य 
विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य 
रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा | 


अनुसूची 
पदनाम |: | सहायक अधीक्षक 
पदों की संख्या i 32* (2024) 
*इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है। 
वर्गीकरण |: | सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह “ख”, अलिपिकीय, अराजपत्रित 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर |: | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 _(35400-42400 /-रुपये) 
क्या चयन मैरिट द्वारा अथवा | चयन पद 
चयन-सह-वरिश्ठता अथवा गैर चयन 
पद है 
सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए | 30 वर्षों से अधिक नहीं 
आयु सीमा 


(केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
सरकारी कर्मचारियों के लिये पांच वर्ष तक शिथिलनीय) 
टीप:- आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि 
डीएसएसएसबी »समक्ष प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित होगी। 


सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से | अनिवार्य : 
अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं 


(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री | 
वांछनीय योग्यता: 


अपराध-विज्ञान, समाजभास्त्र, सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान 
सिद्धान्त में मास्टर डिग्री | 


[PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


शारीरिक मापदंड (पुरुषों के लिए) 
ऊंचाई : 65 सें0मी0 


पहाडी क्षेत्रों के निवासियों के लिए, अर्थात्‌ गढ़वाली, कुमाउंनी, 
गोरखा, डोगरा, मराठा तथा सिक्किम, नागालेंड, अरूणाचल 
प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल 
प्रदेश, कश्मीर तथा जम्मू एवं कश्मीर का लेह एवं लद॒दाख 
क्षेत्र के राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 5 सें0मी0 की 
छ्ट। 


(इस छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक माप 
परीक्षण के समय आवेदन के साथ अपने निवास के wea 
प्राधिकारी अर्थात्‌ डीसी /डीएम / एसडीएम अथवा तहसीलदार 
से इस आय का प्रमाण पत्र (पहाड़ी क्षेत्र का प्रमाण पत्रोप्रस्तुत 
करना होगा)। 


छाती : 
न्यूनतम 84 सें0मी0 से 85 Golo (न्यूनतम 4 orto का 
फुलाव सहित) | 


पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों के लिये 5 सें0मी0 की छूट और 
जिसके लिए उपरोक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 


शारीरिक मापदंड (महिलाओं के लिए) 


ऊंचाई : 457 सें0मी0 


पहाडी क्षेत्रों के निवासियों के लिए अर्थात्‌गढ़वाली, कुमाउंनी, 
गोरखा, डोगरा, मराठा तथा सिक्किम, नागालेंड, अरूणाचल 
प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल 
प्रदेश, कश्मीर तथा जम्मू एवं कश्मीर का लेह एवं लद॒दाख 
क्षेत्र के राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 5 सें0मी0 की 
छ्ट। 


(इस छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक माप 
परीक्षण के समय आवेदन के साथ अपने निवास के Wea 
प्राधिकारी अर्थात्‌ डीसी / डीएम / एसडीएम अथवा तहसीलदार 
से इस आय का प्रमाण पत्र (पहाड़ी क्षेत्र का प्रमाण पत्र) 
प्रस्तुत करना होगा) | 


शारीरिक क्षमता परीक्षा (पीईटी) (पुरुष के लिये):- 
(क) 06 (छह) मिनट और 30सैंकेंड में 4600 मीटर दौड़ 


Au: जिन्होंने दौड़ उत्तीर्ण कर ली है वे आगे निम्नलिखित 
परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए योग्य होंगे: 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 


(0) ऊंची कूद - 3 फीट 6 इंच (दिये गये तीन अवसरों में से 
किसी एक में उत्तीर्ण करना)। 


(i) विस्तृत कूद /लम्बी कूद- 43.0 फीट (दिये गये तीन 
अवसरों में से किसी एक में उत्तीर्ण wear) | 


शारीरिक क्षमता परीक्षा (पीईटी) (महिला के लिए):- 


(क) 04 (चार) मिनट और 30सैंकेंड में 800 मीटर दौड़ 


टीप-4 : जिन्होंने दौड़ उत्तीर्ण कर ली है वे आगे 
निम्नलिखित परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए योग्य होंगे: 


(0) ऊंची कूद - 3.00 फीट (दिये गये तीन अवसरों में से 
किसी एक में उत्तीर्ण करना)। 


(i) विस्तृत कूद /लम्बी कूद- 9.0 फीट (दिये गये तीन 
अवसरों में से किसी एक में उत्तीर्ण करना)। 


चिकित्सा मापदंड : 


() बिना चश्मे के बेहतर आंख से न्यूनतम दूरदृश्टि 6,/6 और 
खराब आंख से 6/42, उम्मीदवार रंग-अंधता से मुक्त होना 
चाहिए। 


(i) उम्मीदवार के घुटने मुठे हुए, समतल पैर, वैरिकोज नस या 
आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए। 
(ii) उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना 


चाहिए तथा कर्त्तव्यों के कुशल प्रदर्शन में हस्तक्षेप करने की 
संभावना वाले किसी भी शारीरिक दोश से मुक्त होना चाहिए। 


टीप-2: शारीरिक क्षमता परीक्षा के विरूद्ध कोई अपील नहीं 
की जायेगी। 


aa सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के | 


लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं 
आयु सीमा पदोन्‍नति वाले 
उम्मीदवारों पर भी लागू होगी। 


आयु: लागू नहीं 


शैक्षणिक योग्यता: हाँ 


सीधी भर्ती वालों के लिए शैक्षिक योग्यता पदोन्नति वाले 
उम्मीदवारों के मामले में भी लागू होगी- हाँ 


टीप: जो कर्मचारी इस अधिसूचना की तिथि तक भरक श्रेणी 
के पद पर हैं उनके लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा समकक्ष से 
40वीं उत्तीर्ण योग्यता पदोन्‍नति के लिए आवश्यक होगी। 


परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है 


| सीधी भर्ती तथा पदोन्नति हेतु दो वर्ष 


टीप ae भर्ती वालों के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
यथानिर्धारित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए 


[PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 


कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य wo प्रशिक्षण होना 
चाहिए। 


भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या | 


प्रतिनियुक्ति / पदोन्‍नति / आमेलन 
द्वारा तथा विभिन्‍न पद्धतियों से भरे 
जाने वाले Raa पदों का प्रतिशत 


(4) पदोन्‍नति-50प्रतिशत 

(2) सीधी भर्ती -40 प्रतिशत 

(3) प्रतिनियुक्ति जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा - 40 
प्रतिशत 


यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / 
आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो, तो ग्रेड 
जिनसे पदोन्नति / 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना 
है। 


पदोन्नति :- 


नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्‌ प्रदत्त ग्रेड में दस 
वर्षो की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 
(25500-84400 /-रुपये) में हैड वार्डर / हैड Aca में से, 
जिसके ने होने पर वार्डर / हैड वार्डर अथवा मैट्रन » हैड Aca 
के रूप में 45 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा सहित वेतन 
मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-8:00/-3ua) में es 
वार्डर /हैड मैट्रन में से, जिसमें से हैड वार्डर / हैड मैट्रन के 
रूप में 07 वर्षों की नियमित सेवा होनी चाहिए | 


टीप:-- पदोन्नति के लिये हैड ada तथा हैड aca का 
अनुपात उनकी संबंधित स्वीकृत संख्याबल के अनुपात में 
होगा। 


प्रतिनियुक्ति :- 
सीएपीएफ के कर्मचारी : 


() मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समरूप 
पदधारी, अथवा 


Gi) मूल संवर्ग /विभाग में वेतन मैट्रिक्स के wes 
(29200-92300 / -रुपये) अथवा समकक्ष में नियमित आधार 
पर उनकी नियुक्ति के उपरांत प्रदत्त ग्रेड में 06 (छह) वर्षों 
की सेवा सहित; तथा 


(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले; 


(0) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से 
स्नातक डिग्री | 


(i) कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने अथवा सुरक्षा ड्यूटी का 
एक वर्ष का अनुभव। 


टीप-4 :- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक » पात्रता 
सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्‍नति के लिए विचारणीय है। 
उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; 
बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक » पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित 
sen » पात्रता सेवा से VBA न हो, आधे से अधिक हो अथवा 
2 वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड 
पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 


अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, fore 
ऐसी अर्हक /पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। 


टीप--2:भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति 
की सीधी श्रृखंला में है; वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु 
विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी 
पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे | 


टीप-3:केन्द्रीय.. सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी 
अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, 
यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति 
द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की 
अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी। 


42. 


यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति 
हो तो इसकी संरचना क्‍या है? 


विभागीय पदोन्नति /स्थायीकरण समिति 


4. सचिव-सह-आयुक्‍त (विकास) - अध्यक्ष 

2. संबंधित विभाग का प्रशासनिक सचिव- सदस्य 
3. विशेष / अपर सचिव (सा0प्र0वि0)- सदस्य 

4. उप-निरीक्षक, सामान्य कारागार- सदस्य 


टीप:-यदि अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय. पदोन्नति 
#स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिश्ठ 
है, तो विभागीय पदोन्नति / स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम 
सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। 


43. 


वे परिस्थितियॉ जिनमें भर्ती के लिए 
संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श 
लिया जाना है। 


संघ लोक सेवा आयोग से परामश आवश्यक नहीं है। 


टीप:-- मूल अधिसूचना दिनांक 46.6.4995 को सं.फा. 


तथा तत्पश्चात्‌ निम्नानुसार संशोधित हुई :- 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली के उपराज्यपाल 
के आदेश से तथा उनके नाम पर, 


राजीव कुमार त्यागी, उप-सचिव (गृह) 


9/36 / 94-गृह (सा0) / 2732 के द्वारा अधिसूचित हुई थी 


क्र0 सं0 


फाइल संख्या 


दिनांक: 


. 


फा0 9/42 / 2040 / गृह (सा0) / 2034 24.05.2042 


HOME (GENERAL) DEPARTMENT 


NOTIFICATION 


Delhi, the 25th June, 2024 


F. No. 9/2/200/HG/402-408—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the 
Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F.27/59-Him (i) dated, the 
3" July, 959 and in supersession of this Government’s Notification No. F.9/2/20l0-Home (G)/2034 dated 
2.05.20i2, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the 
National Capital Territory of Delhi, is pleased to make rules for the post of Assistant Superintendent in the Delhi 
Prisons Department, Government of National Capital Territory of Delhi, as following namely:- 


[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7 


l. Short title and commencement - (l) These rules may be called the Delhi Prisons Assistant Superintendent 
Recruitment Rules, 2024. 


(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette. 


2. Number of posts, classification and level of pay - The number of the said post, its classification and the pay 
level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to 
these rules. 

3. Method of Recruitment, age-limit, qualification etc., - The method of recruitment to the said posts, age- 
limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in column (5) to (3) of the 
said Schedule. 

4. Disqualifications- No Person:- 


(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or 
(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, 
shall be eligible for appointment to the said post: 


Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, 
exempt any person from the operation of this rule. 


5. Power to Relax:- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, 
by order and for reasons to be recorded in writing and may relax any of the provisions of these rules with 
respect to any class or category of persons. 


6. Saving:- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward 
Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from 
time to time in this regard. 


SCHEDULE 
NAME OF | NUMBER | CLASSIFICATION. LEVEL IN WHETHER AGE LIMIT FOR EDUCATIONAL AND 
THE POST. |OF POSTS. THE PAY SELECTION DIRECT OTHER, 
MATRIX. BY MERIT RECRUITS. QUALIFICATION 
OR REQUIRED FOR DIRECT 
SELECTION RECRUITS. 
CUM 
SENIORITY 
OR NON 
SELECTION 
POST. 
() (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Assistant 32* eneral Central | LEVEL6 Selection post | Not exceeding 30 | Essential 
Superintendent] (2024) Services, Group “B”, | (Rs. 35400 - years. G , 
* Subject Non- Ministerial Rs. 2400) in (Relaxable for raduation/Bachelor 2 Degree 
to INon-Gazetted the pay matrix Government Servants | fom a recognized University. 
variation upto 5 years in हि fais 
dependent accordance with the | Desirable qualification: 
on instructions or orders | jfasters degree i 
workload issued by the Central Criminology, Sociology, 
Government). हि Social work, Law of 
Note: The crucial Psychology. 


date for determining 
the age limit shall be 
as advertised by 
DSSSB/Competent 
Authority. 


Physical standard (for male) 


Height: 65 cms, 

Relaxable by 5 cms_ for 
residents of hill areas i.e. 
Garhwalis, Kumaonis, 
Gorkhas, Dogras, Marathas 
and candidates belonging to 
States of Sikkim, Nagaland, 
Arunachal Pradesh, Manipur, 
Tripura, Mizoram, Meghalaya, 
Assam, Himachal Pradesh, 
Kashmir and Leh and Ladakh 
regions of Jammu & Kashmir. 
{(Candidates claiming this 
relaxation would have to 
produce a certificate to this 
effect (Hill area certificate) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 


from the competent authority 
iea DC/DM/SDM or 
Tehsildar of their place of 
residence with the application 
and at the time of Physical 
Measurement Test.) } 


Chest: Minimum 8] cms -85 
cms (with minimum of 4 cms 
expansion). Relaxable by 5 
cms for residents of hill areas, 
for which certificate as above 


will be produced. 
Physical standard (for 
female) 


Height: 57 cms 

Relaxable by 5 cms_ for 
residents of hill areas 
i.e.Garhwalis, Kumaonis, 
Gorkhas, Dogras, Marathas 
and candidates belonging to 
States of Sikkim, Nagaland, 
Arunachal Pradesh, Manipur, 
Tripura, Mizoram, 
Meghalaya, Assam, Himachal 
Pradesh, Kashmir and Leh 
and Ladakh regions of Jammu 
& Kashmir. 

{(Candidates claiming _ this 
relaxation would have to 
produce a certificate to this 
effect (Hill area certificate) 
from the competent authority 
Le, DC/DM/SDM or 
Tehsildar of their place of 
residence with the application 
and at the time of Physical 
Measurement Test.) } 


Physical __ Endurance __ Test 


(PET) (for male): 


600 meters race in 06 (six) 
minutes and 30 seconds 


Note : Those who qualify in 

the race shall be further 

eligible to appear in the 
following tests :- 

(i) High jump - 3 Feet 6 
Inches (To be achieved 
in any one of the three 
chances that will be 
given). 

(ii) Broad jump/Long jump 
— 3.0 Feet (To be 
achieved in any one of 
the three chances that 
will be given). 


Physical __ Endurance __ Test 
(PET) (for female): 


800 meters race in 4 (four) 
minutes and 30 seconds. 


Note-l: Those who qualify 
in the race shall be further 
eligible to appear in the 
following tests :- 


(i) High jump — 3.00 feet (To 
be achieved in any one of 
the three chances that will 
be given). 


(ii) Broad jump/Long jump — 
9.0 feet (To be achieved in 


[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9 
any one of the three 
chances that will be given). 

Medical Standard: 

(i) The minimum distant vision 
should be 6/6 in better eye 
and 6/2 in the worse eye, 
without glasses. The 
candidate should be free 
from colour blindness. 

(ii) The candidate must not 
have knock knee, flat foot, 
varicose vein or squint in 
eyes. 

(iii) They must be in good 
mental and bodily health 
and free from any physical 
defect likely to interfere 
with the efficient 
performance of the duties. 

Note-2 : There would be no 
appeal against the PET. 
AGE AND PERIOD METHOD OF IN CASE OF RECRUITMENT BY IFA IRCUMSTANC 
EDUCATIONA OF RECRUITMENT, PROMOTION/DEPUTATION/ABSO | DEPARTMENTAL | ES IN WHICH 
L PROBATI |WHETHER BY DIRECT| RPTION GRADES FROM WHICH PROMOTION NION PUBLIC 
QUALIFICATI ON, RECRUITMENT OR BY| PROMOTION/DEPUTATION/ABSO COMMITTEE SERVICE 
ON (IF ANY). DEPUTATION RPTION TO BE MADE. EXISTS WHAT IS |COMMISSION 
PRESCRIBED /PROMOTION/ABSORP ITS TO BE 
FOR THE TION AND COMPOSITION. [CONSULTED I 
DIRECT PERCENTAGE OF MAKING 
RECRUIT VACANCIESTO BE RECRUITMEN 
WILL APPLY FILLED BY VARIOUS ४ 
IN THE CASE METHODS. 
OF 
PROMOTEES. 

(8) (9) (0) (il) (2) (/3) 
Age:-No 2 years for (i) Promotion — 50% Promotion: Departmental Consultation 
Educational direct ii) Direct Recruitment - Head Warder / Head Matron in the level | Promotion/confirm with UPSC is 
Qualification:- | recruits and 40% 4 (Rs. 25500-Rs.800) in the pay matrix | ation Committee: not necessary. 
Yes promotees. iii) Deputation failing with l0 years regular service in the |l. .Secretary-cum- 

which by Direct grade rendered after appointment thereto Commissioner 

Educational Note: For Recruitment — 0% on a regular basis failing which Head (Development)— 

Qualification | Direct Warder / Head Matron in the level 4 (Rs. Chairman 

for Direct | recruits, there 25500-Rs.800) in the pay matrix with |2. Administrative 

Recruitment shall be a 5 years combined regular service as Secretary of the 

will apply in mandatory Warder/Head Warder or Matron/Head Department 

the case of | induction Matron out of which 07 years regular concerned- 

Promotees: training of at service should be as Head Warder/Head Member 

Yes least two Matron. 3. Special/Addl. 

weeks Secretary 

Note: For the | duration for Note: The ratio of Head Warder and (GAD)-Member 

officials, who successful Head Matron for promotion shall be 4. Deputy Inspector 

are holding completion of Proportionate to their respective General, Prisons 

feeder grade the probation sanctioned strengths. --Member 

post as on date | 28 prescribed Deputation:- 

OPS Oe (6६६ Officials of CAPFs:- Note:- Senior most 

notification, PS ay है . 2568 7 member of the 

qualification of Authority. (i) Holding analogous post on regular denarindital 

॥07 pass from basis in the parent cadre/department, ion/Confi 

P promotion/Confirmat 


recognized 
Board or 
equivalent will 
be essential for 
promotion. 


Or 
(0) with 6(six) years service in the grade 
rendered after appointment thereto on 
regular basis in the level-5 (Rs 29200- 
Rs.92300) of Pay Matrix or equivalent in 
the parent cadre/department; and 
(b) Possessing the following 
educational Qualification and 
experience; 


(6). Bachelors degree from a 
recognized university or 
institute; 

(ii) | One year experience of 


maintenance of Law and 
Order or security duty. 


ion committee shall 
act as Chairperson in 
case notified 
Chairperson happens 
to be junior to 
another member of 
the departmental 
promotion/Confirmat 
ion committee. 


0 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV] 


Note-I: Where juniors who have 
completed their qualifying/ eligibility 
service are being considered for 
promotion, their seniors would also be 
considered provided they are not short of 
the requisite qualifying or eligibility 
service by more than half of such 
qualifying/eligibility service or 2 years, 
whichever is less and have successfully 
completed their probation period for 
promotion to the next higher grade along 
with their juniors who have already 
completed such qualifying or eligibility 
service. 


Note-2:- The departmental officers in the 
feeder category who are in the direct line 
of promotion shall not be eligible for 
consideration for appointment on 
deputation. Similarly, the deputationist 
shall not be eligible for consideration for 
appointment by promotion. 


Note-3: The Period of deputation 
including the period of deputation in 
another ex-cadre post held immediately 
preceding this appointment in the same or 


some other organization/department of 


the Central Government shall ordinarily 
not exceed three years. The maximum 
age limit for appointment by deputation 
shall be not exceeding 56 years as on the 
last date of receipt of applications. 


Note:—The Principal Notification 


subsequently amended as under:- 


By Order and in the Name of the 


Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, 


RAJEEV KUMAR TYAGI, Dy. Secy. (Home) 


was notified vide No. F.9/36/94-Home(G)/2732 dated 6.06.995 and 


S.No. 


File No. 


Date 


| 


.9/ 2/20 [ 0/07९((9)/2034 


2.05.202 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New ॥020- 0064 


and Published by the Controller of Publications, Delhi-0054. sarvest kumar 


SRIVASTAVA 


